सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 739 


17 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार , - 

8 सितम्बर , 2016 ( ई० ) 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


अधिसूचना 
7 सितम्बर , 2016 


संख्या4/ आ०वि० -01-1018 /2016-4064-- श्री शशि शेखर सिंह , तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल मेदिनीनगर सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल , 
हटिया योजना, रांची के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-2981 दिनांक 4 जुलाई, 2016 के द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित करते हुए श्री शुभेन्द्र झा , भा०प्र०से० ( सेवानिवृत्त ) विभागीय जांच पदाधिकारी को जांच 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । श्री शुभेन्द्र झा , संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जांच 
पदाधिकारी के पत्रांक - 147 दिनांक 31 अगस्त, 2016 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग झारखण्ड, रांची के आदेश संख्या-7192 दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा विभागीय जांच पदाधिकारी के 
आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शुभेन्द्र झा , जांच पदाधिकारी के स्थान पर श्री शेखर कुमार 
वर्मा, भा०प्र०से० ( सेवानिवृत्त ) को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का नया जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त 
किये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही अभिलेख वापस किये गये हैं । 
2. कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, रांची के आदेश संख्या- 7192 दिनांक 

22 अगस्त , 2016 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , रांची के लिए श्री शेखर कुमार वर्मा, 
भा०प्र०से० सेवानिवृत्त को विभागीय जांच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री शेखर कुमार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 8 सितम्बर , 2016 
वर्मा, विभागीय जांच पदाधिकारी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2016 के नियम -17 के तहत् जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है | 


3. 


जांच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त अधिकतम 105 (तीन माह पन्द्रह 
दिन ) में जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे | 


आरोपित पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे 15 ( पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव 
बयान जांच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि 
को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर 
अपेक्षित सहयोग करेंगे | 


5. 


शेष आदेश पूर्व अधिसूचना का यथावत् रहेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अभय नन्दन अम्बष्ठ , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 739 - 50 | 


